रजिस्ट्री सं० डी० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सयमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III - Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 8 , 2013 / माघ 19 , 1934 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 2013/MAGHA 19, 1934 


सं. 38 __ _ _ 


सं . 30 
No. 30 ] 


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 

( मुख्य कार्यालय ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 जनवरी, 2013 
सं. सम्मे . 5 (19) 2008/ टीएन / 23260 . - कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 , इसके आगे 
“योजना ” के रूप में संदर्भित, के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद (1) के अनुसार एवं भारत के 
राजपत्र, खंड III , भाग 4 में दिनांक 31 . 03 .2008 को प्रकाशित केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त , नई दिल्ली द्वारा 
अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5(19) 2008/ टीएन / 29031 दिनांक 07 .03 . 2008 का अधिक्रमण करते हुए, अध्यक्ष , 
केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ( कर्मचारी भविष्य निधि ), एतद्वारा तमिलनाडु राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं 
जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे यथा : 
क्रम सदस्य का नाम एवं पदनाम 

के रूप में नियुक्ति 
संख्या 
सरकार के मुख्य सचिव 

अध्यक्ष 
श्रम एवं रोजगार विभाग, सचिवालय, चेन्नई - 9 

( अनुच्छेद 4 (1) ( क ) के अन्तर्गत ) 
श्रम आयुक्त , 
चेनई - 6 

सरकारी सदस्य 
मुख्य निरीक्षक फैक्ट्रीज़ , 

अनुच्छेद 4 (1) ( ख) के अन्तर्गत 
चेत्रई - 6 
थिरू बास्करण कन्नण, 
टी. आई. टी . सी. इंडिया (टयूब इनवेस्टमेंट ऑफ इंडिया लि . की 
इकाई ),पोस्ट बैग न : 11, अम्बातूर, चेन्नई - 600 053 

नियोक्ताओं के प्रतिनिधि 
थिरू के.एस. पशुपति , 

अनुच्छेद 4 (1) (ग) के अन्तर्गत 
महा प्रबंधक (मानव संसाधन) , 
| व्हील्स इंडिया लि ., चेनई - 600 050 


524 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III _ SEC. 4 ] 


कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
पैरा 4 (1) (घ) के अन्तर्गत 


थिरू थाडी, एम . राजू , 
अध्यक्ष , मुख्य कार्यालय, अना तोझीरसंगा पेरावई , 
275 , अवई शनमुगम सलाई , रॉयपेट्टा, चेन्नई - 600 014 
थिरू आर. सिवागननम , 
संयुक्त सचिव , मुख्य कार्यालय, अन्ना तोझीरसंगा पेरावई , 
275 , अवई शनमुगम सलाई , रॉयपेट्टा , चेनई - 600 014 
श्री जे. रघुनाथन , 
न : बी - 8, पी. ए. टावर न: 869, 
पूनामल्ले हाई रोड,किलपॉक , चेन्नई - 600 010 

श्री के.चिरनजीवी, 
| सुपुत्र श्री ए. के . कृष्णन, दोशी रिजेन्सी, प्रथम तल, 
876 , पूनामल्ले हाई रोड , च्चेनई - 600 084 
श्री पी. वी . इमाया कक्कन, 
सुपुत्र स्व . श्री पी.विश्वनाथन कक्कन , 
1/ 399 , तीसरी गली, स्वर्णपुरी नगर , कट्टपक्कम, 
पूनामेली, चेनई - 600 056 
डॉ . जी . पॉनूस्वामी , 
सुपुत्र श्री आर. गुरूनथा, 10 , गाँधी स्ट्रीट , 
शिनॉए नगर पूर्व, चेन्नई - 600 030 


अतिरिक्त सदस्य 
नियोक्ताओं के प्रतिनिधि 
( कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 
के पैरा 4 ( 1) परंतुक के अन्तर्गत ) 


1 10 . 


श्री ए. के . पदमानाभन , 
अध्यक्ष, सीटू , 27, मोउ स्ट्रीट , 
सीटू कार्यालय - जय पार्क , चेन्नई - 600005 


अतिरिक्त सदस्य 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
(कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 
के पैरा 4 (1) परंतुक के अन्तर्गत ) 

गैर सरकारी सदस्य 
( कर्मचारियों के प्रतिनिधि ) 
तमिलनाडु के निवासी तथा केंद्रीय 
न्यासी बोर्ड ( क . म.नि .) के सदस्य 

होने के नाते 
पैरा 4 (1 ) ( ङ) के अंतर्गत ] 


2. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ( तमिलनाडु एवं केरल ) क्षेत्रीय कार्यालय चेनई , तमिलनाडु , क्षेत्रीय समिति 
( क०म०नि०) तमिलनाडु राज्य के सचिव होगें । 


3. क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से तीन 
वर्ष के लिए होगा । तथापि , प्रत्येक सदस्य अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि सरकारी राजपत्र में उनके 
उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचित नहीं हो जाती । 


4. 


यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा । 


अनिल स्वरूप, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 

[ विज्ञापन -III /4/105/ 12 / असा. ] 


" ! 


HI : 


H 


I 


ti. IN 


. 


[ 477 IIRQUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION 

(Head Office ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd January , 2013 


No. Conf. 5 (19)/ 2008/TN /23260. In accordance with the provisions of Sub 
paragraph ( 1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees Provident Fund 
Scheme 1952, hereinafter referred to as " Scheme", and in supersession of the 
Notification No . Conf. 5(19) 2008 / TN /29031 dated 07.03.2008 issued by the Central 
Provident Fund Commissioner, New Delhi, which was published in the Gazette of India , 
Part - III, Section - 4 (Extraordinary ) on 31.03. 2008 , the Chairman , Central Board of 
Trustees, (EPF ) hereby constitutes the Regional Committee for the State of Tamil Nadu 
consisting of the following persons namely : 


SI. 


Name & Designation of the Member 


Appointment as 


No . 


Principal Secretary to Government, 
Labour and Employment Department, 
Secretariat, Chennai-9 . 
Commissioner of Labour, 
Chennai - 6 . 


Chairman 
(Under para 4 ( 1)(a )] 


Official Members 
[Under para4 ( 1 )(b ) ] 


Employer s 
Representatives 
[Under para 4 (1 )(c )] 


Chief Inspector of Factories , 
Chennai - 6 . 
Thiru Baskaran Kannan , 
T.I. T . C . India , ( A Unit of Tube Investment of India 
Limited ), Post Bag No . 11 , Ambattu :, 
Chennai - 600 053. 
Thiru K .S . Pasupathi, 
General Manager (Human Resources ), 
Wheels India Limited , Chennai 600 050 . 
Thiru Thadi, M . Raju , 
Chairman , Head Office , Anna Thozhirsanga Peravai, 
275 ,Avvai Shanmugam Salai, Royapettah , 
Chennai - 600 014 . 
Thiru R . Sivagnanam , 
Joint Secretary , Head Office , 
Anna Thozhirsanga Peravai, 275 , Avvai Shanmugam 
Salai, Royapettah , Chennai - 600 014 . 


Employees 
Representatives 
[Under Para 4 (1)(d )] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — Sec . 4 ] 


Additional Member 

(Employers 
Representatives ) 
[Under proviso to para 4 

( 1 )] 


Shri J. Raghunathan , 
No . B - 8 , P . A . Tower, No. 869, 
Poonamalle High Road , Kilpauk , Chennai-600 010 . 
Shri K . Chiranjeevi, 
Slo Shri A . K . Krishnan , Doshi Regency , 18 Floor, 
876 , Poonamale High Road , Chennai 600 084 . 
Shri P . V .Imaya Kakkan , 
Slo Late P . Viswanathan Kakkan , 
1/ 399, 3rd Street, Swarnapuri Nager, Kattupakkam , 
poonamailee , Chennai - 600 056 . 
Dr. G .Ponnusamy, 
Slo Shri R . Gurunatha , 10, Gandhi Street, 
Shenoy Nagar West, Chennai-600 030 . 
Shri A . K . Padmanabhan , 
President, CITU , 27 , Moue Street. 
CITU Office . Jai Park , Chennai- 600 005 . 


Additional Member 

(Employees 
Representatives ) 
[Under proviso to para 4 


Non -Official Member 

(Employees 

Representative ) 
Being Member of Central 
Board of Trustees(EPF ) 
Ordinarily Resident in 
the State of Tamilnadu 

(under para 4 ( 1 )(e )} 


2. The Additional Central Provident Fund Commissioner (Tamil Nadu and Kerala ) 
ffice at Regional Office , Chennai, Tamil Nadu , shall be the Secretary of the Regional 
Committee (EPF ) for the State of Tamil Nadu . 
3. The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee 
shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is 
notified in the official Gazette . However, every member shall continue to hold office until 
the appointment of his successor is notified in the Official Gazette. 


4 . 


This will come into force with immediate effect. 


ANIL SWARUP, Central Provident Fund Commissioner 

(ADVT- 111/4 / 105 / 12 /Exty.] 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


· Ils! 


iii 


